PART I ) 


HARYANA GOVT GAZ ., JUNE 30 , 1998 ( ASAR 9, 1920 SAKA) 


* 367 


गजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 21 अप्रैल , 1998 


क्रमांक 493- जे०-2-98/ 4419.-- श्री बेअन्त सिंह भाटिया , पुत्र श्री अमीर सिंह निवासी 482 - एल , माडल टाऊन , 
यमुनानगर, तहसील जगाधरी , जिला अम्बाला (यमुनानगर ) को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) 
तथा 3( 1 ए ) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2301 - ज- ( 1 ) -76/1759, दिनांक 19 जनवरी , 1977 द्वारा 150 रुपये 
वार्षिक और इसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज - 2-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये और बाद 
में अधिसूचना क्रमांक 2944- ज - 2-93/ 15918, दिनांक 26 अगस्त , 1993 द्वारा 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर 
मंजूर की गई थी । 


2. अब श्री बेअन्त सिंह भाटिया की दिनांक 3 अक्तूबर, 1997 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है की धारा 
4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस जागीर को श्री बेअन्त सिंह भाटिया की पत्नी श्रीमती रामकली 
के नाम रबी , 1998 से 1,000 रूपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


दिनांक 1/2 जून , 1998 


क्रमांक 792 - ज - 2-98/ 5883.-~ श्री कन्हैया राम पुत्र श्री खेमा राम निवासी गांव कलवाड़ी , तहसील महेन्द्रगढ़, जिला 
महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) क अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 718- ज 1-81/ 25516, दिनांक 22 जुलाई, 1981 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज - 2 
79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 रुपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944 - ज - 2-93/ 15918, दिनांक 
26 अगस्त , 1993 द्वारा 1,000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजर की गई थी । 


2 . 


अब श्री कन्हैया : म की दिनांक 27 दिसम्बर , 1887 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के 
राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) 
की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, इस जागीर को श्री कन्हैया राम की पनि श्रीमती धनकौर 
के नाम खरीफ , 1998 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


सुन्दर दास , 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


HEALTH DEPARTMENT 


The 15th April, 1998 


No. 18 /151/ 90-5HBIV . - The Governor of Haryana is pleased to change the name of the " Council of 
Haryana Institute or Alternative Medicines and Research " constituted , -vide notitication No. 18/151 /90-5 
HBIV , dated 18th December , 1991 as “Indian Medical Systems and Research Institute, Panchkula ". Other 
terms and conditions will remain the same. 


VEENA EAGLETON , 


Financial Commissioner and Secretary to Government, Harya, 

Health Department . 


